निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1313 ) पटना , मंगलवार , 3 दिसम्बर 2019 


सं ० 06 / पणन ( स .) - 108 / 2019-2672 

सहकारिता विभाग 


विषय : 


संकल्प 

25 जुलाई 2019 
अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ द्वारा बिस्कोमान के गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर 
1000MT क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु कुल 58.00 ( अनठावन लाख रू 0) लाख की राशि 
निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में । 

MJC No.- 74/18 (बिस्कोमान ) V / S S.O.B. & Ors में उप विकास आयुक्त, पटना के अध्यक्षता 
में आहुत जिला स्तरीय जांच दल के बैठक दिनांक 22.06.2019 के प्रस्ताव संख्या -05 में निर्णय लिया गया है कि 
अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ द्वारा बिस्कोमान के गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन के आधार पर 
सहकारिता विभाग के द्वारा स्वीकृत 1000MT क्षमता के गोदाम के नक्शा वास्तुविद एवं संरचना एवं प्राक्कलन के 
अनुरूप गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है । 

2. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय - सीमा - वित्तीय वर्ष, 2019-20 हेतु अंचलाधिकारी, 
फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा बिस्कोमान के गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर 1000MT क्षमता के गोदाम निर्माण 
किया जाना है, इसके लिए 06 ( छ: माह ) का समय सीमा निर्धारित किया गया है । 

3. कार्यान्वयन एजेन्सी, भूमि की व्यवस्था एवं तकनीकी पर्यवेक्षण | - इस योजना के कार्यान्वयन एजेन्सी 
जिला पदाधिकारी, पटना होगें तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अभियंता द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य 
किया जायेगा । अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ , पटना द्वारा गोदाम निमार्ण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जायेगा । 

4. वित्तीय स्त्रोत ।- वित्तीय वर्ष, 2019-20 में बिस्कोमान के गोदाम निर्माण हेतु अनुदान मद से आवश्यक 
निधि रू 0 58,00000.00 ( अनठावन लाख) राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि से कार्यान्वयन एजेन्सी जिला पदाधिकारी, 
पटना को उपलब्ध कराया जायेगा । 


- 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 दिसम्बर 2019 


5 . 


बजट उपबंध की शीर्ष ।- मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष -108 अन्य 
सहकारी समितियों को सहायता, मांग संख्या -09 उपशीर्ष -0114 गोदाम निमार्ण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान 
विस्तृत शीर्ष -31 सहायता अनुदान विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान - परिसम्पतियों के निमार्ण, विपत्र 
कोड - 09-2425001080114. अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

6. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा -निर्देश लागू होगा । 

इस योजना पर दिनांक 11.07.2019 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है । 
आदेश : दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल प्रसाद, 
सरकार के अपर मुख्य सचिव | 


7 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1313-571 + 20 -डी0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


